पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़ / दुर्ग/ 09 / 2010 - 2012. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक 

जी . 2 - 22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . से . 
भिलाई , दिनांक 30 - 5 - 2001. " 


मत्याचपत 


AKo 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 242 ] 


रायपुर, शनिवार , दिनांक 6 अगस्त 2011 - श्रावण 15, शक 1933 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 


रायपुर , दिनांक 6 अगस्त 2011 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 6 -71/ 18 / 2011. - केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2011 में सामाजिक - आर्थिक एवं जाति जनगणना सम्पन्न कराने का अभिनिश्चय 
किया गया है. यह सामाजिक - आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 संबंधित राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से 
सम्पन्न करायी जावेगी. इसके अनुसरण में छत्तीसगढ़ शासन एतद्द्वारा घोषित करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक - आर्थिक एवं जाति गणना . 
कार्य दो चरणों में कराया जाकर दिसम्बर 2011 तक पूर्ण कराया जावेगा. 


सामाजिक - आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 कार्य के तहत प्रथम चरण में प्रदेश के आठ जिला- बस्तर , सरगुजा, जशपुर , जांजगीर 
चांपा , कबीरधाम , कोरबा , महासमुंद एवं रायगढ़ में दिनांक 25 अगस्त , 2011 से 05 अक्टूबर , 2011 तक की अवधि में तथा शेष दस जिला 
कांकेर , दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, राजनांदगांव , बिलासपुर , कोरिया, रायपुर , दुर्ग एवं धमतरी में दिनांक 11 अक्टूबर , 2011 से 20 नवम्बर , 
2011 तक की अवधि में सामाजिक - आर्थिक और जाति जनगणना 2011 शहरी सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न किया जावेगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

जितेन्द्र शुक्ला, उप - सचिव. 


रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2011 
क्रमांक एफ 6-71/ 18 / 2011 . - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 
एफ 6 - 71 / 18/ 2011 दिनांक 06 - 08 - 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

जितेन्द्र शुक्ला , उप - सचिव. 


. 483 


484 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2011 


Raipur, the 6th August 2011 


NOTIFICATION 


No. F 6 -71/ 18 /2011. — The Central Government has decided to conduct the Socio - Economic and Caste 
Census inthe year 2011 . The Socio- Economic and Caste Census would be carried out by the respective State Govern 
ment with the financial and technical support of the Government of India . In pursuance of this the Government of 
Chhattisgarh hereby declares to complete the Socio - Economic and Caste Census by December 2011 by conducting 
census work in two phases. 


In the first phase of Socio - Economic and Caste Census, 2011, the urban survey work will be conducted in 
eight districts of the State - Bastar , Sarguja, Jashpur , Janjgir- Champa, Kabirdham, Korba, Mahasamund and Raigarh , 
from 25 August 2011 to 05 October 2011 and in remaining ten districts ---Kanker , Dantewada , Narayanpur, Bijapur, 
Rajnandgaon , Bilaspur, Korea , Raipur, Durg and Dhamtari, the survey work of will be conducted from 11 October, 
2011 to 20 November , 2011 . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

JITENDRA SHUKLA , Deputy Secretary. 


रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2011 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 6- 71 / 18/ 2011 . - भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में सामाजिक - आर्थिक एवं जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है. 
सामाजिक - आर्थिक एवं जाति जनगणना का कार्य राज्य शासन द्वारा भारत सरकार की वित्तीय एवम् तकनीकी सहयोग से किया जाएगा. इसके 
अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा सामाजिक - आर्थिक एवं जाति जनगणना , 2011 को सम्पन्न कराने के लिए स्थानीय क्षेत्र के सीमा के भीतर सभी 
व्यक्तियों से निम्न प्रश्न पूछने के लिए प्रगणकों को निर्देश देता है : 


शहर : 


प्रत्येक रहवासी के लिए 


भाग - 1 
आवासीय /निवासीय 


( 1 ) 


आवासीय मकान के दीवाल में उपयोग में लाए जाने वाले प्रमुख सामग्री ( S ) ( कोड दर्शायें ) 


कोड . 


कालम - 1 आवासीय मकान के दीवाल में उपयोग 

में लाये जाने वाले प्रमुख सामग्री 


कोड 


घास/ पैरी /बांस, आदि 


प्लास्टिक/ पॉलिथीन 


• 


मिट्टी/ कच्चा ईंटः 
लकड़ी . .. . . 
पत्थर बिना गारा मिट्टी के . . . 
अंगारा मिट्टी लगाया पत्थर .. . . 

टीना लोहा/ सीमेंट की चादर 
, पक्की ईट : 
- कांक्रीट 

अन्य कोई 


. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2011 


484 ( 1 ) 


( 2 ) 


आवासीय मकान के छत निर्माण में प्रयोग में लाया गया प्रमुख सामग्री ( कोड दर्शाये ) 


- 


. . . - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


कालम -- 2 आवासीय मकान के छत में उपयोग में लाये 

जाने वाले प्रमुख सामग्री 


कोड 


घास / पैरी / बांस/ लकड़ी/मिट्टी आदि 
प्लास्टिक/ पॉलिथीन 
हाथ से निर्मित खपरे 
मशीन से निर्मित खपरे 
पक्की ईंट 
केवल पत्थर 
स्लेट 
टीना/ लोहा / सीमेंट की चादर 
कांक्रीट 
· अन्य कोई 


( 3 ) 


मकान का मालिकाना हक की स्थिति ( कोड दर्शायें ) 
1 = स्वयं, 2 = किराये पर , 3 = साझा में , 4 = नियोक्ता ( नौकरी देने वाले ) के परिसर में , 5 = नियोक्ता द्वारा मकान उपलब्ध कराया 
गया, 6 = अन्य कोई 


( 4 ) 


निवासरत मकान के कमरों की संख्या, जो पूर्ण अधिकार में है : 
( अंकित करें 1 , 2,3....... ) 


भाग - 2 
मूलभूत सुविधाएं 


( 5 ) 


पीने के पानी का स्रोत की उपलब्धता : 
1 = परिसर के भीतर , 2 = परिसर के पास , 3 = दूर 


प्रकाश का मुख्य स्रोत : 
1 = विद्युत, 2 = केरोसिन , 3 = सोलर , 4 = अन्य तेल से , 5 = कोई अन्य , 6 = प्रकाश की व्यवस्था नहीं 


( 7 ) 


परिवार के लिए शौचालय ( 1 = हां, 2 = नहीं ) 


गंदे पानी का निकासी 
1 = बंद नाली, 2 = खुली नाली, 3 = नाली नहीं 


( 9 ) 


परिवार में रसोई के उपयोग के लिए अलग कमरा ( 1 = हां , 2 = नहीं ) 


भाग - 3 
सम्पत्तियां 
क्या परिवार निम्नलिखित सम्पत्ति धारित करता है ( कोड दर्शायें ) 


( 10 ) 


रेफ्रीजरेटर ( 1 = हां , 2 = नहीं ) 


( 11 ) टेलीफोन/मोबाइल फोन : - 

हाँ : 1 = केवल लैण्डलाईन , 2 = केवल मोबाइल, 3 = दोनों , 4 = नहीं 


( 12 ) 


कम्प्यटर/ लेपटॉप : 
हाँ : 1 = इण्टरनेट सहित , 2 = बिना इण्टरनेट के , 3 = कोई नहीं 


484 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2011 


( 13 ) 


मोटरचलित वाहन ( 1 = दो पहिया / तीन पहिया , 2 = चार पहिया , 3 = कोई नहीं ) 


( 14 ) एयरकण्डिशनर ( 1 = हां, 2 = नहीं ) 


( 15 ) 


वाशिंग मशीन ( 1 = हां, 2 = नहीं ) 


प्रत्येक व्यक्ति के लिए 


( 1 ) 


सरल क्रमांक . 


( 2 ) 


व्यक्ति का नाम 
परिवार के मुखिया से प्रारंभ करें 


( 3 ) 


मुखिया से संबंध 
( संबंध को पूर्ण रूप से दर्ज करें ) 


( 4 ) 


लिंग 
1 = पुरुष , 
2 = स्त्री 


( 5 ) 


जन्मतिथि 
( अंग्रेजी कैलेण्डर के अनुसार ) 


वैवाहिक स्थिति 
1 = विवाह कभी नहीं किए , 
2 = हाल ही में विवाह हुआ , 
3 = विधवा 
4 = अलग रहते हैं 
5 = तलाकशुदा 


( 7 ) 


पिता का नाम 


माता का नाम 


व्यवसाय/गतिविधि 
वास्तविक कार्य का वर्णन करें 


( 10 ) 


प्राप्त उच्चतम् शिक्षा 
1 = निरक्षर 
2 = साक्षर लेकिन प्राथमिक से कम 
3 = प्राथमिक 
4 = पूर्व माध्यमिक 
5 = माध्यमिक 
6 = उच्चतर माध्यमिक 
7 = स्नातक या उच्चतर 
8 = अन्य ( निर्दिष्ट करें ) 


( 11 ) 


आय का मुख्य स्रोत / रोजगार से प्राप्त आय 
1 = भीख मांग कर/ कचरा उठाकर 
2 = घरेलू कार्य कर 


. 


. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2011 


484 ( 3 ) 


3 = सड़क पर दुकान लगाकर/ मोची कार्य कर /फेरीवाला/ अन्य प्रकार से गलियों में घुमकर सेवा देना 
4 = निर्माण कार्य में संलग्न 

मजदूर /प्लम्बर /मिस्त्री / श्रमिक /पेंटर/ वेल्डर/ सुरक्षा कर्मी/ कुली तथा अन्य बोझा ढोने का कार्य 
5 = सफाई कर्मचारी / स्वच्छता कार्य/ माली 
6 = घरेलू आधारित कार्य करने वाले/शिल्पकार/ हस्तशिल्प/ दर्जी 
7 = परिवहन कर्मचारी / ड्राइव्हर/कंडक्टर / ड्राइव्हरों एवं कण्डक्टरों के हेल्पर / ठेला खींचने वाले/ रिक्शा चलाने वाले 
8 = दुकान कर्मचारी/ सहायक / छोटे संस्थान में भृत्य / हेल्पर/वितरण ( Delivery ) सहायक / अटेण्डेंट / वेटर 
9 = इलेक्ट्रीशियन / मेकेनिक/ विभिन्न सामग्रियों का असेम्बल करने वाला/ मरम्मत करने वाला 
10 = धोबी/ चौकीदार 
11 = अन्य कार्य/ गैर काम 
12 = कोई कार्य नहीं ( पेंशनभोगी /किराये से आय/ ब्याज से आय आदि ) 


( 12 ) 


N 


क्या मजदूरी प्राप्त करते हैं ( कोड दर्शायें ) 
1 = दैनिक 
2 = सप्ताहिक 
3 = मासिक 
4 = अनिश्चित 
5 = कोई मजदूरी प्राप्त नहीं 


w 


A 


i 


( 13 ) 


नि : शक्तता 
1 = देखने में 
2 = सुनने में 
3 = बोलने में 
4 = चलने में 
5 = मानसिक नि : शक्तता 
6 = मानसिक बिमारी 
7 = अन्य नि : शक्तता 
8 = बहु नि : शक्तता 
9 = कोई निःशक्तता नहीं 


( 14 ) 


गंभीर बीमारी 
1 = कैंसर 
2 = एचआईव्ही/ एड्स 
3 = टी . बी ./ क्षय 
4 = कुष्ठ 
5 = अन्य बीमारी 
6 = कोई गम्भीर बीमारी नहीं 


( 15 ) 


धर्म 
( धर्म का नाम विस्तृत रूप से लिखें ) 


( 16 ) 


जाति / जनजाति की स्थिति 
( कोड दर्शायें ) 
अनुसूचित जाति ( SC ) - 1 
अनुसूचित जनजाति ( ST ) - 2 
अन्य - 3 
कोई जाति / जनजाति नहीं - 4 
( अनुसूचित जाति केवल हिन्दुओं, सिखों और बौद्धों धर्म से ही हो सकते हैं . अनुसूचित जनजाति किसी भी धर्म से हो सकते हैं ) 


484 ( 4 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2011 


- 


- 


- 


- 


-- 


( 17 ) 


यदि कालम 16 में कोड 1 , 2 , 3 है तो 
जाति / जनजाति का नाम लिखें , 
यदि कालम 16 में कोड 4 है तो X का चिन्ह दर्शायें 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

जितेन्द्र शुक्ला, उप - सचिव. 


रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2011 


क्रमांक एफ 6 - 71 / 18 / 2011. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 
एफ 6 - 71 /18/2011 दिनांक 06 - 08 - 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

जितेन्द्र शुक्ला, उप - सचिव . 


Raipur , the 6th August 2011 


NOTIFICATION 


No. F 6- 71/ 18/ 2011 . - The Central Government has decided to conduct the Socio - Economic and Caste 
Census in the year 2011. The Socio - Economic and Caste Census would be carried out by the respective State Govern 
ment with the financial and technical support of the Government of India . The State Government in pursuance of this 
hereby instructs and directs that the Enumeratorsmay ask the following questions of all persons within the limit of the 
local area for which he / she is appointed for collecting information in connection with the conduct of Socio -Economic 
and Caste Census, 2011 . 


URBAN : 


For each household : 


Section - 1 


Housing/Dwelling 


Predominant material of wall of the dwelling room( s ) ( Give code ) 


Col. 1 Predominantmaterial of 
wall of dwelling room . . 


11 = Grass /thatch/bamboo etc . . . . 

2 = Plastic / polythene " .. 
13 = Mud/ unburnt brick. 

4 = Wood . 

5 = Stone not packed with mortar : : 
16 = Stone packed with mortar . 

. . 
7 = G. I. / metal/ asbestos sheets 
8 = Burnt brick . .. .. . 
9 = Concrete... 
0 Anjoinerat 


. 


. . ... . .. . .. 


.. . 


. . 


. 


- 
- 
- 
- 


. . . 


. 


. .. 


. . . .. . 


- 
- 
- 


ETTITHI 7547 , fetich 6 311 2011 


484 ( 5 ) 


(2 ) 


Predominant material of roof of the dwelling room ( s) (Give code ) 


Col. 2 Predominant material of 
Roof of dwelling room 


1 = Grass/thatch /bamboo /wood /mud etc . 
2 = Plastic /polythene 
3 = Hand made tiles 
4 = Machine made tile 

= Burnt brick 
16 = Stone 
7 = Slate 
8 = G .1./metal/asbestos sheets 

9 = Concrete 
10 = Any other 


Ownership status of this house (Give code ) 
1 = Owned , 2 = Rented , 3 = Shared , 4 = Living on premises with employer, 5 = House provided by 
employer, 6 = Any other 


( 4 ) 


Number of dwelling rooms exclusively in possession of this household (Record 1 ,2 ,3 .......) 


Section - 2 
Amenities 


( 5 ) 


Availability of drinking water source : 
I = Within the premises, 2 = Near the premises, 3 = Away 


Main source of lighting : 
1 = Electricity , 2 = Kerosene , 3:= Solar , 4 = Other oil , 5 = Any other , 6 = No lighting 


Water - seal latrine exclusively for the household ( 1 = Yes , 2 = No ) 


Waste water outlet connected to 
I = Closed drainage , 2 = Open drainage, 3 = No drainage 


( 9 ) 


Separate room used as kitchen exclusively for the household 
(1 = Yes , 2 = No) 


Section - 3 
Assests 


Does the household own the following assets (Give code ) 


( 10 ) 


Refrigerator ( 1 = Yes , 2 = No ) 


( 11 ) 


Telephone/Mobile phone : 
Yes : 1 = Landline only , 2 = Mobile only , 3 = Both , 4 = No 


02 ) 


Computer /laptop : 
Yes : J = With internet , 2 = Without Internet, 3 = No 


113 ) 


Motorized Wheelers ( 1 = Two/ Three wheeler, 2 = Four wheeler , 3 = No) 


( 14 ) 


A : C . ( 1 = Yes , 2 = No) 


(-15 ) 


Washing machine ( 1 = Yes , 2 = No) 


484 ( 6 ) 


ESTİTANTE 175747, feriti 6 37747 2011 


For each person : 


(1) 


Serial Number 


Name of the person 
Start with the head of the household 


Relationship to head 
( record the relationship in full) 


Sex 
1 = Male 
2 = Female 


Date of birth 
(as per English Calendar ) 


(6 ). 


Marital Status 
1 = Never married 
2 = Currently married 
3 = Widowed 
4 = Separated 
5 = Divorced 


Name of father 


Name of mother 


Occupation / Activity 
Describe the actual work 


( 10 ) 


Highest educational level completed 
I = Illiterate 
2 = Literate but below primary 
3 = Primary 
4 = Middle 
5 = Secondary 
6 = Higher secondary 
7 = Graduate or higher 
8 = Other ( Specify ) 


(11) 


Main source of income/earnings from work : 

1 = Beggar/rag -picker 
2 = Domestic worker 
. 3 = Street vendor/cobbler/hawker/ other service provider working on streets 

4 = Construction worker/plumber/mason /labour/painter /welder /security guard /coolie and other head - load 
: : worker . .; 

5 = Sweeper / sanitation worker/mali . 
6 = Home-based worker/ artisan /handicrafts worker/tailor 
7 = Transport worker/driver/ conductor /helper to drivers and conductors /carti puller/rickshaw . puller . 

8 = Shop worker/assistant peón in small establishmenthelper/ delivery. assistant attendant/waiter 
3. 9 .= Electrician /mechanic /assembler / repair worker 

tacsinin 
10 = Washer-man /chowkidar 
11 - Other work . : . 

" . . 
: Non -worki 

. . . in twee 

! 
12 = Non - work 

* ( Pension /Rent Interest , etc . ) 


Syria T 175147 , feria 6 37T 2011 


484 ( 7 ) . 


. 


. 


. ( 12 ) 


Are Wages earned ( give code ) 
1 = daily 
2 = weekly 
3 = monthly 
4 = irregularly 
5 = not wage earner 


(13 ) 


Disability 
1 = In Seeing 
2 = In Hearing 
3 = In Speech 
4 = In Movement 
5 = Mental Retardation . 
6 = Mental Illness . 
7 = Other disability 
. 8 = Multiple disability 
9 = Not disabled . 


(14 ) 


Chronic illness 
1 = Cancer 
2 = HIV /AIDS 
3 = TB 
4 = Leprosy 
5 = Other illness 
6 = No chronic Illness 


( 15 ) 


Religion 
(Write name of the religion in full) 


( 16 ) 


Caste / Tribe Status 
Give Code 
Scheduled Caste (SC ) - 1 
Scheduled Tribe (ST) - 2 
Other- 3 
No Caste / Tribe - 4 
(SC can be only among the Hindus, Sikhs and Buddhists . 
ST can be from any religion ) 


. 


( 17 ) 


If code 1, 2 or 3 in Col. 16 
Write Name of Cåste / Tribe 
If code 4 in Col. 16 , put X 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

JITENDRA SHUKLA , Deputy Secretary . 


. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय , राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित : - 2011. 


· 


· 


· 


